निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 अग्रहायण 1932 ( श ) 
( सं० पटना 780 ) पटना , बुधवार 15 दिसम्बर 2010 


विधि विभाग 


- 


अधिसूचना 

14 दिसम्बर 2010 
सं0 सी0/ ई0एच0 - 38/ 2000/ 5593 / जे0 — राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में पटना उच्च 
न्यायालय में सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ विधि पदाधिकारियों के स्वीकृत पदों पर निम्नरूपेण वरीय 
अधिवक्ताओं/ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाता है : 
I . अपर महाधिवक्ता 

1. श्री ललित किशोर , वरीय अधिवक्ता 
2. श्री देवेन्द्र कुमार सिन्हा, वरीय अधिवक्ता 
3. श्री राय शिवाजी नाथ , वरीय अधिवक्ता 

श्री जवाहर प्रसाद कर्ण, वरीय अधिवक्ता 
श्री पी0 के0 वर्मा, वरीय अधिवक्ता 
श्री चक्रधारी शरण सिंह , वरीय अधिवक्ता 

श्री तेज बहादुर सिंह , वरीय अधिवक्ता 
8 . श्री गौतम बोस , वरीय अधिवक्ता 
9. एस0 रजा अहमद , वरीय अधिवक्ता 
10. श्री अंजनी कुमार, अधिवक्ता 
11. श्री अशोक कुमार केसरी , अधिवक्ता 

श्री एस0 डी0 संजय , अधिवक्ता 
13. श्री भी0 एम0 के0 सिन्हा, अधिवक्ता 
14. श्री पुष्कर नारायण शाही , अधिवक्ता 
15. श्री योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता 


- 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 दिसमबर 2010 


Enmewonin 


ता 


II. राजकीय अधिवक्ता 

1. श्री प्रभाकर टेकरीवाल , अधिवक्ता 
2. श्री प्रसुन सिन्हा , अधिवक्ता 

श्याम किशोर शर्मा, वरीय अधिवक्ता 
4. श्री एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अधिवक्ता 
5 . श्री शिवेन्द्र किशोर , अधिवक्ता 
6 . श्रीमती नीलू अग्रवाल , अधिवक्ता 

श्री सुभाष प्रसाद सिंह , अधिवक्ता 
8. श्री हरेन्द्र प्रसाद सिंह , अधिवक्ता 
9. श्री अवधेश कुमार पाण्डेय , अधिवक्ता 

10 . श्री जी0 के0 अग्रवाल , अधिवक्ता 
III. स्थायी सलाहकार 

1. श्री जयशंकर वर्णवाल , अधिवक्ता 
2. श्री धुरंधर प्रसाद चौधरी , अधिवक्ता 
3. श्री सैयद अरशद आलम, अधिवक्ता 
4. श्री कौशल कुमार झा , अधिवक्ता 

श्री विनय कृति सिंह , अधिवक्ता 

श्री जे0 एस0 अरोड़ा , अधिवक्ता 
7 . श्री शशि भूषण कुमार, अधिवक्ता 
8. श्री रविन्द्र कुमार चौबे , अधिवक्ता 

श्री अंजनी शरण , अधिवक्ता 
10 . श्री पार्थ सारथी , अधिवक्ता 
11. श्री अजय , अधिवक्ता 
12. श्री संजय कुमार नं0- 1 , अधिवक्ता 
13. श्री अशोक चौधरी , अधिवक्ता 
14. श्री अभय शंकर झा , अधिवक्ता 
15. श्रीमती शैल कुमारी , अधिवक्ता 
16 . श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता , अधिवक्ता 
17 . श्री मनोज प्रियदर्शी, अधिवक्ता 
18. श्रीमती महाश्वेता चटर्जी, अधिवक्ता 
19 श्री अजय बिहारी सिन्हा, अधिवक्ता 
20 . श्री अनिल उपाध्याय , अधिवक्ता 
21 . श्री राकेश कुमार समरेन्द्र , अधिवक्ता 
22 . श्री कुन्दन बहादुर सिंह, अधिवक्ता 
23 . श्री महेश्वर प्रसाद द्विवेदी , अधिवक्ता 

24. श्री सुनील कुमार मण्डल , अधिवक्ता 
IV . सरकारी वकील 

1. श्री गिरीजा शंकर प्रसाद , अधिवक्ता 
2. श्री आशुतोष कुमार , अधिवक्ता 

श्रीमती निवेदिता निर्विकार, अधिवक्ता 
4. श्री एस0 एस0 शब्बर हुसैन , अधिवक्ता 

श्री राजीव राय , अधिवक्ता 
श्री संजय सिंह , अधिवक्ता 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 दिसम्बर 2010 


7 . श्री धुर्जटी प्रसाद , अधिवक्ता 
8. श्री राजेश कुमार , अधिवक्ता 
9 . श्री दिनबंधु सिंह , अधिवक्ता 
10. श्रीमती कुमारी अमृता , अधिवक्ता 
11. श्री अवनीश नंदन सिन्हा , अधिवक्ता 

श्री मधुरेश प्रसाद , अधिवक्ता 

श्री प्रह्लाद कुमार भगत , अधिवक्ता 
14. श्री मनोज कुमार अम्बष्ठ , अधिवक्ता 

श्री राजीव कुमार सिंह , अधिवक्ता 
16. श्री राजेश सिंह , अधिवक्ता 
17 . श्रीमती नम्रता मिश्रा , अधिवक्ता 
18. श्री राजेन्द्र कुमार झा , अधिवक्ता 
19 श्री ऋषिराज सिन्हा, अधिवक्ता 
20 . श्री नीरज नंदन , अधिवक्ता 
21. श्री राकेश कुमार नं0- 2 , अधिवक्ता 
22. श्री पवन कुमार मिश्र , अधिवक्ता 
23. श्री राधिका रमण, अधिवक्ता 

24 . श्री सचिन कुमार , अधिवक्ता 
V . विधि पदाधिकारी (निगरानी ) 

1. श्री रामाकांत शर्मा, वरीय अधिवक्ता ( प्रभारी ) 
___ 2. श्री अरविन्द कुमार , अधिवक्ता 

2. उक्त पदों पर नियुक्ति के फलस्वरूप पूर्व में गठित विधि पदाधिकारियों का पैनल स्वतः समाप्त 
समझा जायेगा । 

3. यह नियुक्ति अगले आदेश तक के लिए होगी तथा इन पदों पर नियुक्ति के फलस्परूप विधि 
पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण की तिथि से आदेश प्रभावी होगा । 

4. पटना उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारियों के पदों की वृद्धि संबंधी राज्यादेश विधि विभागीय 
पत्र सं0 5592 , दिनांक 14 दिसम्बर 2010 द्वारा जारी किया जा चुका है । 

5. पटना उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त उक्त विधि पदाधिकारियों को निर्धारित दर पर अनुमान्य 
प्रतिधारण / दैनिक / एडमिशन/ सुनवाई शुल्क देय होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 780 - 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


